रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004 / 99 


REGD . No D . L .- 33004 / 99 


Wint 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


iy 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग II - खण्ड 3 ---उप- खण्ड (i) . 
• PART II - Section 3 - Sub - section (i) . 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

| AUTHORITY , . . . ..... 
नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 3 , 2000 / आश्विन 11 , 1922 - - 
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2000 /ASVINA 11 , 1922 


। 


. . 


सं . 516 ] 
No. 516] 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2000 
सा . का .नि . 769( अ ) - ~ केन्द्र सरकार, महापतन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के साथ 
पठित धारा 124 की उपधारा ( : ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस 
अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( आचरण ) संशोधन विनियम , 2000 का अनुमोदन करती है । 
2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 

___ अनुसूची 

नव मंगलूर पनन न्यास 
महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नव मंगलूर पत्तन न्यास का न्यासी 
मंडल नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( आचरण ) विनियम , 1980 में पुन: संशोधन करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है । 

1. ( 1 ) इन विनियमों को नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( आचरण ) संशोधन विनियम, 2000 कहा जाएगा । 

(2 ) उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 
2. निम्नलिखित अतिरिक्त भाग को खण्ड 20 के बाद शामिल किया जाएगा । 

21 . महिला कर्मचारी पर लैंगिक उत्पीड़न : कोई भी पुरुष कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पत्तन की महिला कर्मचारी पर किसी 
प्रकार का लैंगिक उत्पीड़न नहीं करेगा या उसमें शामिल नहीं होगा । 
विवरण : इस उद्देश्य के लैंगिक उत्पीड़न में अस्वाभाविक लैंगिक प्रेरित व्यवहार शामिल होंगे ( चाहे वह सीधी रूप से हो या प्रेरक की हैसियत ) 

जैसे : 
( क ) दैहिक संपर्क और विकसन । 
( ख ) लैंगिक व्यवहार हेतु माँग या विनती । 
( ग ) लैंगिकता बोधक उद्गार । 
( घ ) अश्लील साहित्य का प्रदर्शन । 
( ङ ) अन्य किसी प्रकार के अस्वाभाविक दैहिक , मौखिक या बेबात आचरण या लैंगिकता स्वभाव । 


2674 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II — Sec . 3 (1) 


- 


- 


3. AT HUS 21 311 22 at9491 : 22 374 23 919 sifona Fan HIVI 

[ 81. 97. 397. – 12012/13/2000 - 415 -1] 

के. वी. राव, संयुक्त सचिव 
urg feuquit : - farfars faria 27 , 1980 m 71.97. ft. # : 147 a 1 79199 (SPERCUT) # Fanfara algas 

. fofa R : 
1. H . ,F . 1186, ( 39 ) ferliss 19 -12 - 1988 1 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

(Ports Wing) . 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th September, 2000 
G . S. R . 769 ( E ). In exercise of the powers conferred by Sub - section (1) of Section 124 read with sub -section 
(1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963), the Central Government hereby approves the New 
Mangalore Port Trust Employees (Conduct) Amendment Regulations, 2000 made by the Board of Trusees for the Port of 
New Mangalore and set out in the Schedule annexed to this Notification , 

2 . The said regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official 
Gazette . 


SCHEDULE 
In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the New 
Mangalore Port Trust Board hereby makes, the following Regulations to amend the New Mangalore Port Trust Employees 
(Conduct) Regulations, 1980 . 

1. (1) These regulations may be called New Mangalore Port Trust Employees (Conduct) Amendment 

Regulations, 2000. 
( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . The following additional clause shall be added below Clause 20 : 

21. Sexual harassment on female employees : No male employee shall directly or indirectly involve or 

cause to involve in any act of sexual harassment on female employees of the Board . 
Explanation : For this purpose , sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether 

directly or by implication ) as :-- 
(a ) physical contact and advances , 
(b ) a demand on request for sexual favours, 
(c) sexually coloured remarks, 
(d ) showing pornography , 

(e) any other unwelcome physical, verbal or non -verbal conduct or sexual nature. 
3 . The existing Clauses 21 and 22 shall be ré-numbered as 22 and 23 respectively. 

[No. PR - 12012 / 13 / 2000 -PE - I] 

K . V. RAO , Jt Secy 
Foot Note :--- Principal regulations published with GSR 147 (E ) in Gazette of India , Extraordinary, dated 27th March , 

1980 with further amendments vide 
( 1) GSR 1186 ( E ), dated 19 - 12 - 1988 . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


